MH1 


" 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 श्रावण, 1940 ( श०) 


संख्या- 745 राँची, मंगलवार 


31 जुलाई , 2018 ( ई० ) 


उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग 


अधिसूचना 
25 जुलाई, 2018 


2018 


संख्या:-1/नीति -05 -02/ 2015-1151 -- झारखण्ड उत्पाद अधिनियम , 1915 ( झारखण्ड 
अधिनियम - II, 1915) की धारा 89 ( 1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड के 
राज्यपाल, राजस्व पर्षद् की अधिसूचना संख्या- 23- 137-2 दिनांक 29 अप्रैल, 1919 के द्वारा बनाई 
गई नियमावली के अन्तर्गत प्रकाशित अधिसूचना संख्या- 56/ रा०प० दिनांक 20 जनवरी, 2012 एवं 
अधिसूचना संख्या-1/ नीति-40-9/ 2011-1704 दिनांक 19 जुलाई , 2013, अधिसूचना संख्या -1/ नीति 
40-09 /2014-429 दिनांक 10 मार्च, 2015 एवं अधिसूचना संख्या-1/ नीति -05-02/ 2015 -1677 दिनांक 
28 जुलाई, 2015 द्वारा प्रकाशित नियम -106 (iii) में निम्न प्रकार संशोधन करते हैं : 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 31 अगस्त , 2018 

संशोधन 
नियम - 106 (iii ) निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है: 
नियम - 106 (iii) 
वर्तमान नियम 

एतद् दद्वारा प्रतिस्थापित नियम 
1. भारत निर्मित विदेशी शराब की थोक बिक्री के उत्पाद प्रपत्र 1B के तहत भारत निर्मित 
अनुज्ञप्तिधारी ( झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन विदेशी शराब की थोक बिक्री के 
लिमिटेड ) ( सैन्य एवं अर्द्ध सैन्य बलों की थोक बिक्री अनुज्ञप्तिधारी ( झारखंड राज्य बिवरेजेज 
अनुज्ञप्ति को छोड़कर), को प्रत्येक माह के 10वीं तारीख कॉरपोरेशन लिमिटेड) ( सैन्य एवं अर्द्ध सैन्य 
तक , गत माह में बिक्री की गयी विदेशी शराब/ बीयर बलों की थोक बिक्री अनुज्ञप्ति को छोड़कर ) 
( अन्य कोई शराब , जिसे राज्य सरकार द्वारा विदेशी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष एवं वर्ष के भाग के 
शराब घोषित किया गया है), की मात्रा के लिये, निर्धारित, लिए 3. 00 ( तीन) करोड़ रूपये, संपूर्ण राज्य 
" अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य का 4 प्रतिशत", में अवस्थित झारखंड राज्य बिवरेजेज 
अनुज्ञाशुल्क के रूप में जमा करना होगा। 

कॉरपोरेशन लिमिटेड के डिपो के लिए , 
2. भारत निर्मित विदेशी शराब की थोक बिक्री के अनुज्ञाशुल्क के रूप में जमा करना होगा । 
अनुज्ञप्तिधारी ( झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन यह अनुज्ञप्ति शुल्क वित्तीय वर्ष प्रारम्भ 
लिमिटेड ) ( सैन्य एवं अर्द्ध सैन्य बलों की थोक बिक्री होने के पूर्व अग्रिम रूप में समाप्त होने वाले 
अनुज्ञप्ति को छोड़कर), आगामी वित्तीय वर्ष के लिए, वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक प्रोजेक्ट भवन 
अनुज्ञप्ति नवीकरण शुल्क के रूप में , वर्तमान वित्तीय अवस्थित सचिवालय कोषागार में जमा करा 
वर्श के माह अप्रैल से माह फरवरी तक बिक्री की गई कुल दिया जायेगा । 
पेटियों ( Case ) पर ( भारत निर्मित विदेशी शराब / बीयर के 
लिये) प्रति पेटी रू० 7.10 की दर से अग्रिम अनुज्ञप्ति 
नवीकरण शुल्क देय होगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष के मार्च 
माह में बिक्री की गयी कुल पेटियों के एवज में अनुज्ञप्ति 
नवीकरण शुल्क आगामी वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह की 
10वीं तारीख तक जमा करना होगा | 


2. 


यह अधिसूचना दिनांक 1 अगस्त , 2018 से प्रवृत्त होगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


धर्मवीर रमण , 
सरकार के अवर सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 745 -- 200 


